रजिस्ट्री सं॰ डी एल - 33004 /99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


RSHNESS 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTII -Section 3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 379 ] 
No. 379 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार ,सितम्बर 9 , 2005 / भाद्र 18 , 1927 
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2005 /BHADRA 18 , 1927 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 
( बीमा प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 सितम्बर , 2005 
सा . का.नि. 573( अ ). - केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 ( 1956 का 31 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम ( दौरे पर कर्मचारियों को दैनिक भत्ता और होटल प्रभार ) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

___ 1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम ( दौरे पर कर्मचारियों को दैनिक भत्ता और होटल प्रभार ) संशोधन नियम , 
2005 है । 

( 2) ये 1 जून, 2005 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 

2. भारतीय जीवन बीमा निगम ( दौरे पर कर्मचारियों को दैनिक भत्ता और होटल प्रभार ) नियम , 1989 की अनुसूची में , भाग 1 के स्थान पर 
निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी , अर्थात् : 

" भाग 1 

दैनिक भत्ता 
क्रम. सं. प्रवर्ग का नाम 

" क " श्रेणी नगर " ख " श्रेणी नगर " ग " श्रेणी नगर 


ख 


ड . 


500 


वर्ग 1 अधिकारी 
1. प्रबंध निदेशक 
2. कार्यपालक निदेशक 
3. क्षेत्रीय प्रबंधक 
4. उपक्षेत्रीय प्रबंधक 
5. ज्येष्ठ मंडल प्रबंधक 
6. मंडल प्रबंधक 


550 


500 


550 


500 


550 


550 


500 


2686 GI/ 2005 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


- . . 


- 


. - - - - - - - - - 


. . . .. . . . .. . . :: " : . : :... . .. - - 


" . 


. 


- 


- 


. 


- . 


ख 


500 


400 


400 


400 


ann 


1. सहायक मंडल प्रबंधक 
2. ज्येष्ठ शाखा प्रबंधक 
3. प्रशासनिक अधिकारी 
4. शाखा प्रबंधक 
5. सहायक प्रशासनिक अधिकारी 
6. सहायक शाखा प्रबंधक 
वर्ग -2 अधिकारी : 
वर्ग - 3 कर्मचारी : 


F..... 


500 


300 


250 


300 


250 


१. अधीक्षक 


300 


250 


2 . उच्चतर श्रेणी सहायक 


300 


150 


300 


250 


३. अनुभाग अध्यक्ष 
अन्य वर्ग -3 कर्मचारी : 


250 


200 


वर्ग - 4 कर्मचारी : 


200 


150 " 


टिप्पण : 


___ [ फा. सं. 2/4/ 2003 - बीमा -III ] 

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव ( बैंकिंग और बीमा ) 
मूल नियम अधिसूचना सं. सा . का. नि . 934 ( अ ), तारीख 27 अक्तूबर , 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन्हें पश्चात्वर्ती 
अधिसूचना सं. सा . का. नि. 322( अ ), तारीख 10 मार्च, 1992 , सं. सा. का .नि. 422 ( अ ), तारीख 13 सितम्बर , 1996 और सं. 
सा. का. नि . 286 ( अ ), तारीख 27 अप्रैल, 2004 द्वारा संशोधित किया गया था । 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
सरकार ने दौरे पर दैनिक भत्ते की दर का 1 जून, 2005 से पुनरीक्षण अनुमोदित कर दिया है और इसलिए इस अधिसूचना को 1 जून, 
2005 से प्रवृत्त किया जा रहा है । यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी भी कर्मचारी पर इस अधिसूचना 
के भूतलक्षी प्रभाव देने से कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । 

MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Economic Affairs) 
(INSURANCE DIVISION ) 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 8th September,2005 
G . S. R . 573 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 
( 31 of 1956 ) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of 
India (Daily Allowance and Hotel Charges to Employees on Tour) Rules, 1989, namely : 


____ 1 . ( 1) These rules may be called the LifeInsurance Corporation of India ( Daily Allowance and Hotel Charges to 
Employees on Tour) AmendmentRules, 2005 . 

( 2) They shall be deemed to have come into force with effect fromthe 1st June , 2005. 


2 . In the Schedule to the Life Insurance Corporation of India (Daily Allowance and Hotel Charges to Employees on 
Tour ) Rules, 1989, for Part I, the following shall be substituted, namely : 


[ 47 11 - QUE 3(1)] . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ PART 1 
DAILY ALLOWANCE 


S . No. 


Name of the Category 


“ A ” Class City 


“ B ” Class City 


“ C ” Class City 


А. 


D 


tot 


550 


500 


500 


B 
CLASS - I OFFICERS 
1. Managing Director 
2 . Executive Director 
3 . Zonal Manager 
4. Deputy Zonal Manager 
5. Senior DivisionalManager 
6 . DivisionalManager 
1. Assistant Divisional Manager 


30 


600 


550 


500 


600 


550 


500 


6000 


550 


500 


550 


500 


400 


2 . Senior Branch Manager 


550 . 


500 


400 


3 . Administrative Officer 


550 


500 


4 


4 . Branch Manager 


550 


$ 00 


5 . Assistant Administrative Officer 


550 


500 


400 


550 


500 


400 


6. Assistant Branch Manager 
CLASS - II OFFICERS 


400 


300 


CLASS -III EMPLOYEES . 


400 


3070 


250 


1. Superintendent 
2. Higher Grade Asstt . 


250 


3. Section Head 


400 


300 


250 


OTHER CLASS - III EMPLOYEES 


350 


250 


200 


6 . 


CLASS - IV EMPLOYEES 


300 


20 


150 ” . 


Note : 


[F. No. 2/4/ 2003- Ins. III) 

G . C. CHATURVEDI, Jt. Secy.(Banking & Insurance ) 
The Principal rules were notified vide No. G .S . R . 934 (E ) dated the 27th October, 1989 and subsequently amended 
vide No. G .S.R 322 (E ) dated the 10th March , 1992,No. G .SR . 422 (E ) dated the 13th September, 1996 and No. G .S.R . 
286 (E ) dated the 27th April, 2004 . 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
The Government has approved the revision of rate of Daily Allowance on tourwith effect from 1st June, 2005 and 
therefore this notification is being brought into force with effect from 1st June , 2005. It is certified that no employee 
of thc Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by giving retrospective effect to this 
notification . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


